निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 482 ) 


5 आषाढ़ 1935 ( AO ) 
पटना , बुधवार, 26 जून 2013 
पत्रांक 3 / स्था०मू०कोटि0 - 1031 / 10 - 221 (3) / रा० 

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


सेवा में , 


महालेखाकार , बिहार (लेखा एवं हकदारी), 
वीरचन्द पटेल पथ, पटना । 


द्वारा : - 


वित्त विभाग । 


पटना - 15, दिनांक 14 जून 2013 
बिहार राजस्व सेवा के अन्तर्गत अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के कार्यपालक दण्डाधिकारी 


विषय: 


के 147 पदों का गैर योजना मद में स्थायी रूप से पद सृजन की स्वीकृति । 


आदेश - स्वीकृत । 

2. दिनांक 11.03. 2011 को आयोजित प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक की कार्यावली के क्रमांक -16 तथा 
मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 26. 02. 2013 में मद संख्या 13 में दी गई स्वीकृति के आलोक में बिहार राजस्व सेवा के 
अन्तर्गत अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के “ कार्यपालक दंडाधिकारी " के 147 पदों को पुनरीक्षित वेतनमान 
9300 - 34800 , PB- 2, ग्रेड वेतन 4800 रू0 एवं राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अन्य अनुमान्य भत्तों 
सहित वित्तीय वर्ष 2013 - 14 में गैर योजना मद में स्थायी रूप से स्वीकृत किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 26 जून 2013 
__ इन सृजित होने वाले “ कार्यपालक दंडाधिकारी” के अनुमंडलवार पदों की संख्या अनुसूची - I के रूप में 
संलग्न है । 

3. उपर्युक्त पदों के सृजन पर होने वाले व्यय "मुख्य शीर्ष - 2029 - भू - राजस्व - 104 - सरकारी सम्पदाओं 
का प्रबंध - 0001 – राजस्व प्रशासन पर व्यय, माँग सं0 - 40 , विपत्र कोड - N2029001040001 के अन्तर्गत विकलनीय 


होगा । 


4 . प्रस्ताव में सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सी0 अशोकवर्धन , 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 482-571 +100-डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette.bih. nic.in 


